निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


HE 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


, 


या 


प्रवर 


14 वैशाख 1933 ( 20 ) 
संख्या 18 पटना , 

बुधवार , 

4 मई 2011 ( ई 0) 
विषय- सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 
भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-16 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1-क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश। 

मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग-1 - ख मैट्रीकुलेशन, आई 0 ए 0, आई 0 एससी 0 , 

विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी 0 एससी0 , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी० , लॉ 

भाग -7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
भाग-1 और 

2, 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप ० - इन 

अनुमति मिल चुकी है । 
एड0, एम 0एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
परीक्षा- फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग -9 विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

17-18 भाग-9 -क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग -3 भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
और नियम, भारत गजट और राज्य 

सूचनाएं इत्यादि । 

19-19 
गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग-4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


. 


--- 


2 


बिहार गजट , 4 मई 2011 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, 

शक्ति , 

छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


निगरानी विभाग 


अधिसूचना 
20 अप्रील 2011 


सं ० नि ० वि ० स्था०-19 / 05-2153 - जल संसाधन विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या 529, दिनांक 
24 जनवरी 2011 के आलोक में श्री राकेश रंजन , कार्यपालक अभियंता (असैनिक ) का योगदान उनके योगदान की तिथि 
27 जनवरी 2011 के अपराह्न से स्वीकार करते हुए तकनीकी परीक्षक कोषांग, पटना में अगले आदेश तक पदस्थापित किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

मो ० खबीर, उप - सचिव । 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 
18 अप्रील 2011 


सं 0 ग्रा 0 वि0-2/ स्था0-1-02 / 10-4175 - विभागीय संकल्प सं 0 460 , दिनांक 19 जनवरी 2010 सहपठित 
शुद्धि पत्र सं0 592 , दिनांक 25 जनवरी 2010 तथा संकल्प सं 0 2907 , दिनांक 26 मार्च 2010 के आलोक में 
अंतरिम /कार्यकारी व्यवस्था के तहत स्थानापन्न प्रभार देते हुये श्री मोहन कुमार यादव (ID- No-RDD/ 000586, गृह 
जिला-पश्चिम चम्पारण, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी) जो पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं , को भभुआ अनुमंडल ( कैमूर ) 
में कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा | 
3. उक्त पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की शर्ते उपर्युक्त उल्लिखित संकल्प के आलोक में होगा | 

4. कार्यावधि की समाप्ति के उपरांत उपरोक्त प्रतिनियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी नियमित नियुक्ति का 
दावा नहीं करेंगे । 

5. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपने वेतनमान में ही कार्य करेगे तथा उन्हें बिहार सेवा संहिता के सुसंगत 
नियमों के अधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा । 

6. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अविलंब नवपदस्थापन स्थान पर योगदान निश्चित रूप से देंगे एवं योगदान 
प्रतिवेदन विभाग को भेजेंगे । प्रतिनियुक्त पदाधिकारी माह अप्रैल , 2011 का वेतन आदि एवं बकाया वेतन 
नवप्रतिनियुक्त स्थान से ही प्राप्त करेंगे । 

7. कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति अलग से प्रदत्त की जायेगी । 


8. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी की सेवापुस्त उनके पूर्व पदस्थापन के नियंत्री पदाधिकारी नवपदस्थापित 
जिला के जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा नवपदस्थापित स्थान से संबंधित जिला के जिला 
पदाधिकारी को सेवापुस्त प्राप्त होने पर अपने अधीनस्थ कार्यालय में संधारित करेंगे । 


बिहार गजट , 4 मई 2011 


3 


9. पदस्थापन प्रस्ताव में राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार की सहमति प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह 0 ) अस्पष्ट , अपर सचिव । 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 
19 अप्रील 2011 


सं ० ई2-1-39 / 2006-23-1956 — वित्त विभाग , बिहार, पटना के संकल्प सं 0 932, दिनांक 5 फरवरी 1986 तथा 10128 दिनांक 26 
दिसम्बर 2003 के आलोक में श्रीमती श्वेता कुमारी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, नवगछिया अनुमंडल , जिला भागलपुर की दिनांक 20 सितम्बर 2010 
से 27 जनवरी 2011 तक कुल 130 (एक सौ तीस) दिनों की प्रभार रहित अवधि की सेवा को निम्न प्रकार से विनियमित किया जाता है : 

(i) 20 सितम्बर 2010 से 26 सितम्बर 2010 तक कुल 07 ( सात) दिन – पारगमन अवधि के रूप में 
( ii ) 27 सितम्बर 2010 से 27 जनवरी 2011 तक कुल 123 (एक सौ तेईस) दिन – पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
आर ० के ० प्रसाद, विशेष कार्य पदाधिकारी । 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचनाएं 
18 अप्रील 2011 


सं ० 3 / अ ० रा ० स्था०-03 / 08-177 — बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभागीय प्रोन्नति समिति की 
अनुशंसा के आलोक में श्री अभय कृष्ण शर्मा, सेवानिवृत प्रभारी मुख्य अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड , पटना को दिनांक 
10 अगस्त 2007 से मुख्य अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना के पद पर प्रोन्नति दी जाती है । 

वित्त विभाग, बिहार पटना के परामर्श के आलोक में श्री शर्मा को दिनांक 10 अगस्त 2007 से मुख्य अभियंता के पद 
पर भूतलक्षी प्रभाव से आर्थिक लाभ देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ०) अस्पष्ट, उप सचिव । 

18th April 2011 
No.- 3 /Aa. Ra. Stha.- 03 / 08-177 -U.D . & H.D — Sri Abhai Krishna Sharma retired Incharged Chief 
Engineer, Bihar State Housing Board , Patna on the recommendation of the Departmental Promotion 
Committee, as organised by Bihar Public Service Commission , is promoted to post of Chief Engineer 
Bihar State Housing Board , Patna from 10th August 2007 . 

Sri Sharma shall be entitled to financial benefits of the Post of Chief Engineer with retrospective 
effect from 10th August 2007 on the advice of Finance Department, Bihar. 

By order of the Governor of Bihar, 

Sd.Illegible, Deputy Secretary. 


9 अप्रील 2011 


सं ० 3 / आ ० रा ० स्था०-06 / 08-164 – प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को बिहार राज्य आवास 
बोर्ड अधिनियम की धारा 16(2)(क ) के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक बिहार राज्य आवास बोर्ड के 
अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
डी ० के ० शुक्ला, विशेष सचिव । 


4 


बिहार गजट , 4 मई 2011 


9th April 2011 


No.3 /Aa. Ra. Stha .-06 /08-164 — Principal Secretary, Urban Development and Housing 
Department is hereby appointed as Chairman of Bihar State Housing Board as additional charge till 
further order under provisionsmade in Section 16 (2 ) (A ) of the Bihar State Housing Board Act, 1982 . 

By order of the Governor of Bihar, 
D. K. SHUKLA , Special Secretary. 


पटना उच्च न्यायालय 


अधिसूचनाएं 

2 फरवरी 2011 
सं ० 31 नि 0 — निम्नतालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी ( असैनिक न्यायाधीश , कनीय कोटि ) को 
तालिका स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ -4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में उच्च न्यायालय द्वारा 
आवश्यक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर, न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं अ ) नए स्थान का पदनाम 
क्रम 
संख्या वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी | ब ) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान 

स्थानांतरण की श्रृंखला 
सहित 

स ) जजी जहाँ नियुक्त किए जाते हैं 
अ ) न्यायिक दण्डाधिकारी 

अतिरिक्त सहाय्य के रूप 
न्यायिक दण्डाधिकारी, ब ) आरा 

में 
बिहारशरीफ ( नालन्दा) 

स) भोजपुर 


1 


श्री मनोज कुमार 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 

The 2nd February 2011 
No. 31 A- The Judicial Officers of the rank of Civil Judge ( Junior Division) named in column 
no . 2 of the table given below is hereby appointed as JudicialMagistrate on being vested with necessary 
Magisterial powers by the Court in the Judgeship and station mentioned in column no. 3 and in chain of 
transfer noted in column no . 4 of the said table : 

a ) Designation at the new station 
Name of the Officer with b ) Place where the officer is to be 
SI. 
designation and present place of ordinarily stationed at 

Chain of transfer 
No. 
posting with Judgeship c ) Name of the Judgeship in 

which appointed on transfer 
1 . Sri Manoj Kumar IV , 

a ) Judicial Magistrate 

As Additional 
JudicialMagistrate , b) Ara 

help 
Biharsharif (Nalanda 

c ) Bhojpur 


an 


By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


2 फरवरी 2011 
सं ० 32 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2 , 1974) की धारा 11 की उप - धारा 3 के अर्न्तगत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक 
न्यायाधीश, कनीय कोटि ) को स्तंभ 3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 
क्रम संख्या 

पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जिला का नाम 
श्री मनोज 

कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी, 

भोजपुर 
बिहारशरीफ जिनका स्थानांतरण आरा के न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में 

हुआ 

है । 
उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 


1 


बिहार गजट , 4 मई 2011 


5 


•• 


The 2nd February 2011 
No. 32 A : In exercise of the powers conferred under Sub -Section ( 3) of Section 11 of the Code 
of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon the Judicial 
Magistrate (Civil Judge, Junior Division ) named in column no . 2 of the table given below , the powers of a 
Judicial Magistrate of the 1st Class for the district noted against his name in column no . 3 of the table . 
Sl. No. Name of the Officer with designation and present place of posting Name of the District 
1 . SriManoj Kumar IV , 

Bhojpur 
Judicial Magistrate , Biharsharif , Under orders of transfer to Ara as 
Judicial Magistrate 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


2 फरवरी 2011 
संख्या 33 नि 0 - निम्नतालिका के स्तम्भ 2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि ) 
को तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ -4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में अपने न्यायिक कार्य 
के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य करने के लिए व्यवहार न्यायालय के निबंधक / प्रभारी न्यायाधीश के रूप में नियोजन के लिए 
अपर मुंसिफ नियुकत किया जाता है । 

पदाधिकारी का नाम , पदनाम अ ) नए स्थान का पदनाम 
क्रम 

एवं वर्तमान पदस्थापन का ब ) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स्थानांतरण की श्रृंखला 
संख्या 

स्थान जजी सहित स ) जजी जहाँ नियुक्त किए जाते हैं 
1 . श्रीमति आरती कुमारी सिंह, अ) अपर मुंसिफ 

श्री एन 0 कुमार के स्थान 
निबंधक , व्यवहार न्यायालय , पटना ब ) सासाराम 

पर 
( पटना ) 
श्री नरेन्द्र कुमार, प्रभारी न्यायाधीश, अ) अपर मुंसिफ 

श्रीमती ए 0 के 0 सिंह के 
व्यवहार न्यायालय, सासाराम ब ) पटना 

स्थान पर 
( रोहतास ) 

स ) पटना 


स ) रोहतास 


2 . 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 

The 2nd February 2011 
No. 33 A- The Judicial Officers ( Civil Judge, Junior Division) named in column no . 2 of the 
table given below are hereby appointed as Additional Munsif to be employed as Registrar / Judge 
Incharge , Civil Courts , to do the Administrative work in addition to their Judicial functions in the 
Judgeship as mentioned in column no. 3 and in the chain specified in column no . 4 of the table. 

a ) Designation at the new station . 
Name of the Officers with b ) Place where the Officer is to be 
SI . designation and place of 

stationed . 
No. 

Chain of transfer 
posting with Judgeship c ) Name of the Judgeship in which 

posted on transfer . 
1 . Smt. Arti Kumari Singh a ) Additional Munsif 

Vice Sri N. Kumar 
Registrar, Civil Court, Patna b ) Sasaram 
(Patna ) 

c ) Rohtas 
2 . Sri Narendra Kumar Judge a ) Additional Munsif 

Vice Smt. A.K. Singh 
I/ C , Civil Court, Sasaram b ) Patna 
( Rohtas ) 

c ) Patna 


By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


6 


बिहार गजट , 4 मई 2011 


7 फरवरी 2011 
सं ० 44 नि 0 — श्री विरेन्द्र कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , लखीसराय, को सीवान के अपर जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 

The 7th February 2011 
No. 44 A - Sri Virendra Kumar Singh, Additional District and Sessions Judge, Lakhisarai , is 
transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Siwan . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


7 फरवरी 2011 
सं ० 45 नि 0 श्री जगवीर कुमार कटियार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया, को लखीसराय के अपर जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 

वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 

The 7th February 2011 
No. 45 A — Sri Jagvir Kumar Katiyar, Additional District and Sessions Judge , Gaya , is transferred 
and posted as Additional District and Sessions Judge of Lakhisarai. 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


7 फरवरी 2011 
सं ० 46 नि 0 श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर, को सीवान के अपर जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 

The 7th February 2011 
No. 46 A- Sri Shailendra Kumar Pandey , Additional District and Sessions Judge, Muzaffarpur , 
is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Siwan . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


7 फरवरी 2011 
सं ० 47 नि 0 - श्री अरविंद कुमार , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बगहा, को मुजफ्फरपुर के अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 

वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 

The 7th February 2011 
No. 47 A —Sri Arvind Kumar, Additional District and Sessions Judge , Bagha, is transferred and 
posted as Additional District and Sessions Judge of Muzaffarpur. 

By order of the High Court , 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


बिहार गजट , 4 मई 2011 


7 


7 फरवरी 2011 
सं ० 48 नि 0 - निम्नतालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों को तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित 
जजी एवं स्थान पर तथा स्तंम्भ -4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में अवर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । 

अ ) नये स्थान का पदनाम 
पदाधिकारी का नाम , ब ) पदाधिकारी का साधारणतः 
क्रम पदनाम एवं पदस्थापन का अधिष्ठित रहने का स्थान 

स्थानांतरण की श्रृंखला 
संख्या स्थान ( जजी सहित ) स ) जजी जहाँ स्थानांतरणोपरांत 

नियुक्त किये जाते है । 
श्री रविन्द्र नाथ त्रिपाठी अ) अवर न्यायाधीश 

तदर्थ आधार पर अपर जिला एवं 
1 . अवर न्यायाधीश, सीवान ब ) हाजीपुर 

सत्र न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत श्री 
( सीवान ) स ) वैशाली 

ब्रज भूशण सिंह के स्थान पर । 
श्री अनिल कुमार झा , अ ) अवर न्यायाधीश 

तदर्थ आधार पर अपर जिला एवं 
2. अवर न्यायाधीश, सुपौल ब ) छपरा 

सत्र न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत श्री 
( सहरसा ) स ) सारण 

योगेश नारायण सिंह के स्थान पर । 
श्री संजय कुमार सिन्हा, अ ) अवर न्यायाधीश 

तदर्थ आधार पर अपर जिला एवं 
अवर न्यायाधीश, सासाराम ब ) गोपालगंज 

सत्र न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत श्री 
( रोहतास ) स ) गोपालगंज 

महेन्द्र प्रसाद 


3 . 


उच्च न्यायालय के आदेश से, 

वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 

The 7th February 2011 
No. 48 A – The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Senior Division ) named in column 
no . 2 of the table given below are appointed as Subordinate Judges in the Judgeships to be stationed 
ordinarily at the places mentioned in column no . 3 and in the chain specified in column no . 4 of the table . 

a ) Designation at the new station 
Name of the Officer with 

b ) Place where the officer is to be 
SI. designation and present 

ordinarily stationed at 

Chain of transfer 
No. place of posting (with 

c ) Name of the Judgeship in 
Judgeship ) 

which appointed on transfer 
Sri Ravindra Nath Tripathi, a ) Sub Judge 

Vice Sri Braj Bhushan 
Sub Judge, Siwan b ) Hajipur 

Singh since promoted as 
1 . 
( Siwan) c ) Vaishali 

A.D.J., F.T.C. on adhoc 

basis. 
Sri Anil Kumar Jha, a ) Sub Judge 

Vice Sri Yogesh Narain 
Sub Judge , Supaul b ) Chapra 

Singh since promoted as 
2 . 
( Saharsa) c ) Saran 

A.D.J., F.T.C. on adhoc 

basis 
Sri Sanjay Kumar Sinha , a ) Sub Judge 

Vice Sri Mahendra 
Sub Judge , Sasaram b ) Gopalganj 

Prasad since promoted as 
3 . 
( Rohtas ) c ) Gopalganj 

A.D.J., F.T.C. on adhoc 
basis . 


By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


7 फरवरी 2011 
सं ० 49 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा 11 की उप - धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीशों को स्तम्भ -3 में 
उल्लिखित उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती 


है । 


8 

बिहार गजट , 4 मई 2011 
साथ ही उपर्युक्त संहिता की धारा 12 की उप - धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
पदाधिकारियों को तालिका के स्तम्भ -3 में उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी 
नियुक्त किया जाता है । 
क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 

जिला का नाम 
संख्या 

श्री रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, 
1 . अवर न्यायाधीश, सीवान जिनका स्थानांतरण हाजीपुर के अवर न्यायाधीश के रूप वैशाली 

में किया गया है । 

श्री अनिल कुमार झा , 
2 . अवर न्यायाधीश, सुपौल जिनका स्थानांतरण छपरा के अवर न्यायाधीश के रूप में 

सारण 
किया गया है । 

श्री संजय कुमार सिन्हा, 
3. अवर न्यायाधीश , सासाराम जिनका स्थानांतरण गोपालगंज के अवर न्यायाधीश के गोपालगंज 
रूप में किया गया है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 

वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 

The 7th February 2011 
No. 49 A — In exercise of the powers conferred under Sub -Section ( 3) of Section 11 of the Code 
of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) , the High Court are pleased to confer upon the Subordinate 
Judges named in Column no . 2 of the table given below , the powers of a Judicial Magistrate of the first 
Class for the districts noted against their names in column no . 3 of the table. 

Further, in exercise of the powers conferred under Sub Section (1) of Section 12 of the said 
Criminal Procedure Code the officers are also appointed as Chief Judicial Magistrates for the districts 
noted against their names in column no . 3 of the table . 
SI. Name of the Officer with designation and present place of 

Name of the District 
No. 

posting 
Sri Ravindra Nath Tripathi, 
1 . 

Vaishali 
Sub Judge, Siwan under order of transfer to Hajipur as Sub Judge . 

Sri Anil Kumar Jha , 
2 . 

Saran 
Sub Judge, Supaul under order of transfer to Chapra as Sub Judge . 

Sri Sanjay Kumar Sinha , 
3 . Sub Judge , Sasaram under order of transfer to Gopalganj as Sub Gopalganj 
Judge. 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


क्रम 


7 फरवरी 2011 
सं ० 50 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 9 की उप - धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों को उनके 
नाम के सामने स्तम्भ -3 में अंकित सत्र प्रमण्डल के लिए सहायक सत्र प्रमण्डल के लिए सहायक सत्र न्यायाधीश नियुक्त 
किया जाता है । 

सत्र प्रमंडल का 
पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 
संख्या 

नाम 
श्री रविन्द्र नाथ त्रिपाठी 
1 . अवर न्यायाधीश, सीवान जिनका स्थानांतरण हाजीपुर के अवर 

वैशाली 
न्यायाधीश - सह - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में किया गया है । 
श्री अनिल कुमार झा , 

सारण 
अवर न्यायाधीश, सुपौल जिनका स्थानांतरण छपरा के अवर 


2 . 


बिहार गजट , 4 मई 2011 


9 


क्रम 

सत्र प्रमंडल का 
पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 
संख्या 

नाम 
न्यायाधीश - सह - मुख्य - न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में किया गया है । 

श्री संजय कुमार सिन्हा, 
3. अवर न्यायाधीश , सासाराम जिनका स्थानांतरण गोपालगंज के अवर 

गोपालगंज 
न्यायाधीश - सह - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में किया गया है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 

The 7th February 2011 
No. 50 A — In exercise of the powers conferred under Sub -Section (3 ) of Section 9 of the Code of 
Criminal Procedure, 1973 ( Act 2 of 1974 ), the High Court are pleased to appoint the Judicial Officers 
named in Column 2 of the table given below as Assistant Sessions Judge for the Sessions Division noted 
against their names in Column 3 of the table . 

Name of the 
Sl. Name of the Officer with designation and place of posting 

Sessions 
No. 

Division 
Sri Ravindra Nath Tripathi, 
1 . Sub Judge, Siwan under order of transfer to Hajipur as Sub Judge -cum Vaishali 

C.J.M. 

Sri Anil Kumar Jha, 
2 . Sub Judge , Supaul under order of transfer to Chapra as Sub Judge - cum 

Saran 
C.J.M. 

Sri Sanjay Kumar Sinha , 
3 . Sub Judge, Sasaram under order of transfer to Gopalganj as Sub Judge Gopalganj 

cum- C.J.M. 


By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


। 


7 फरवरी 2011 
सं० 51 नि 0 — अपने वर्तमान कर्त्तव्यों से विरमित होने पर श्री शिवानन्द मिश्रा, असैनिक न्यायाधीश ( वरीय कोटि ), 
संप्रति अवर सचिव, विधि विभाग , बिहार सरकार , पटना के पद पर प्रतिनियुक्त , को समस्तीपुर जजी में तदर्थ आधार पर अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय के रूप में प्रोन्नत श्री त्रिलोकी नाथ त्रिपाठी के स्थान पर अवर न्यायाधीश नियुक्त 
किया जाता है । वे साधारणतः समस्तीपुर में अधिष्ठित रहेंगे । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 

वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 

The 7th February 2011 
No. 51 A - On being relieved of his present assignment Sri Shiva Nand Mishra , Civil Judge 
(Senior Division ) presently posted on deputation as Under Secretary, Law Department, Government of 
Bihar, Patna , is appointed as Sub Judge in the Judgeship of Samastipur to be stationed ordinarily at 
Samastipur vice Sri Triloki Nath Tripathi since promoted as Additional District and Sessions Judge , Fast 
Track Court on adhoc basis . 


By order of the High Court, 
B.B. PATHAK, Registrar General. 


10 


बिहार गजट , 4 मई 2011 


7 फरवरी 2011 
सं ० 52 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उप - धारा ( 3) के अंतर्गत प्रदत्त 
भाक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नतालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीश को स्तम्भ -3 में 
उल्लिखित उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती 
है । 

साथ ही उपर्युक्त संहिता की धारा 12 की उप - धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
पदाधिकारी को तालिका के स्तम्भ -3 में उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी नियुक्त 
किया जाता है । 
क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 

जिला का नाम 
संख्या 

श्री शिवा नन्द मिश्रा, 

असैनिक न्यायाधीश ( वरीय कोटि ), सम्प्रति अवर सचिव, विधि विभाग, बिहार सरकार, 
1 . 

समस्तीपुर 
पटना के रूप में प्रतिनियुक्त जिनका स्थानान्तरण समस्तीपुर के अवर न्यायाधीश के रूप 
में किया गया है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 

वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 

The 7th February 2011 
No. 52 A - In exercise of the powers conferred under Sub - Section ( 3 ) of Section 11 of the Code 
of Criminal Procedure , 1973 ( Act 2 of 1974 ), the High Court are pleased to confer upon the Civil Judge 
(Senior Division ) named in column no . 2 of the table given below , this powers of a Judicial Magistrate of 
the first Class for the district noted against his name in column no . 3 of the table . 

Further, in exercise of the powers conferred under Sub Section ( 1) of Section 12 of the said 
Criminal Procedure Code the officers are also appointed as Chief Judicial Magistrates for the districts 
noted against their names in column no. 3 of the table . 
SI. 

Name of the 
Name of the Officer with designation and present place of posting 
No. 

District 
Sri Shiva Nand Mishra, 

Presently posted on deputation as Under Secretary , Law Department, 
1 . 

Samastipur 
Government of Bihar, Patna , under orders of transfer to Samastipur as 
Sub Judge . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


7 फरवरी 2011 
संख्या 53 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा 9 की उप - धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नतालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी को उनके 
नाम के सामने स्तम्भ -3 में अंकित सत्र प्रमण्डल के लिए सहायक सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । 
क्रम 

सत्र प्रमंडल का 
पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 
संख्या 

नाम 
श्री शिवा नन्द मिश्रा, 

असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि ), सम्प्रति अवर सचिव, विधि विभाग, बिहार सरकार , 
1 . पटना के रूप में प्रतिनियुक्त जिनका स्थानान्तरण समस्तीपुर के अवर 

समस्तीपुर 
न्यायाधीश - सह - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में किया गया है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से 

वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 

The 7th February 2011 
No. 53 A — In exercise of the powers conferred under Sub - Section (3 ) of Section 9 of the Code of 
Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974 ), the High Court are pleased to appoint the Judicial Officer 


। 


बिहार गजट , 4 मई 2011 


11 


named in column – 2 of the table given below as Assistant Sessions Judge for the Sessions Division noted 
against his name in column -3 of the table . 
Sl. Name of the Officer with designation and present place of 

Name of the District 
No. 

posting 
Sri Shiva Nand Mishra, 

Presently posted on deputation as Under Secretary, Law 
1 . 

Samastipur 
Department, Government of Bihar, Patna , under orders of transfer to 
Samastipur as Sub Judge -cum - Chief JudicialMagistrate . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


9 फरवरी 2011 
संख्या 63 नि0-24 वीं / 25 वीं / 26 वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त निम्नलिखित 
परिक्ष्यमान मुंसिफों (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि ) की सेवाएं उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 3 में उल्लेखित तिथि के प्रभाव 
से संपुष्ट की जाती है । 
क्रमांक पदाधिकारियों के नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 

संपुष्टि की तिथि 


1 


2 


3 


25.1.10 


1 . 


25.1.10 


2. 


25.1.10 


3. 


25.1.10 


4 . 


25.1.10 


5 . 


14.6.08 


6. 


श्री रामचन्द्र प्रसाद 
न्यायिक दंडाधिकारी, विक्रमगंज ( 24 वी न्यायिक सेवा) 
श्री लालता प्रसाद 
न्यायिक दंडाधिकारी , दानापुर (24 वी न्यायिक सेवा) 
श्री अशोक कुमार -1 
मुंसिफ, मंझौल (24 वी न्यायिक सेवा ) 
श्री राजेश प्रसाद गुप्ता 
मुंसिफ , बाढ़ (24 वी न्यायिक सेवा) 
श्री बैजनाथ राम 
मुंसिफ - सह - न्यायिक दंडाधिकारी, मसौढ़ी (24 वी न्यायिक सेवा ) 
श्री शशिकान्त चौधरी 
मुंसिफ , बक्सर (24 वी न्यायिक सेवा) 
श्री चन्द्रमणि कुमार 
मुंसिफ , अररिया (24 वी न्यायिक सेवा) 
श्री सुभाष 

उराँव 
मुंसिफ, हाजीपुर (24 वी न्यायिक सेवा) 
सुश्री रशमी 
न्यायिक दंडाधिकारी, गया (26 वी न्यायिक सेवा ) 
श्री प्रबल दत्ता 
न्यायिक दंडाधिकारी, गया ( 26 वी न्यायिक सेवा) 
सुश्री निहारिका 
न्यायिक दंडाधिकारी, गया ( 26 वी न्यायिक सेवा) 
सुश्री रूम्पा कुमारी 
न्यायिक दंडाधिकारी, गया ( 26 वी न्यायिक सेवा) 


25.1.10 


7 . 


25.1.10 


8 . 


8.10.09 


9 . 


9.10.09 


10 . 


11.10.09 


11. 


9.10.09 


12. 


12 


बिहार गजट , 4 मई 2011 


क्रमांक 


पदाधिकारियों के नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 


संपुष्टि की तिथि 


1 


2 


3 


श्री नितीश कुमार 


5.10.09 


13. 


9.10.09 


14. 


12.10.09 


15. 


11.10.09 


16. 


5.10.09 


17. 


5.10.09 


18. 


12.10.09 


19. 


न्यायिक दंडाधिकारी , छपरा ( 26 वी न्यायिक सेवा ) 
श्री भूपेन्द्र सिंह 
मुंसिफ , आरा (26 वी न्यायिक सेवा) 
श्री राहुल कुमार 
न्यायिक दंडाधिकारी, भभुआ (26 वी न्यायिक सेवा) 
श्री सुनील कुमार चौबे 
न्यायिक दंडाधिकारी, भभुआ ( 26 वी न्यायिक सेवा) 
श्री रविन्द्र कुमार राय 
न्यायिक दंडाधिकारी, पटना सिटी ( 26 वी न्यायिक सेवा) 
श्री नीरज किशोर 
न्यायिक दंडाधिकारी, पटना ( 26 वी न्यायिक सेवा) 
श्री कमला प्रसाद 
मुंसिफ , मधुबनी ( 26 वी न्यायिक सेवा) 
श्री राजीव कुमार मिश्रा 
मुंसिफ , मधुबनी ( 26 वी न्यायिक सेवा ) 
सुश्री अनन्दिता सिंह 
न्यायिक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर (26 वी न्यायिक सेवा) 
सुश्री रेशमा वर्मा 
न्यायिक दंडाधिकारी, औरंगाबाद ( 26 वी न्यायिक सेवा) 
श्री आशुतोष खेतान 
न्यायिक दंडाधिकारी, औरंगाबाद ( 26 वी न्यायिक सेवा) 
श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव 
न्यायिक दंडाधिकारी, औरंगाबाद ( 26 वी न्यायिक सेवा) 
श्री संजीव कुमार सिंह 
न्यायिक दंडाधिकारी, शेरघाटी (26 वी न्यायिक सेवा) 


8.10.09 


20 . 


10.10.09 


21. 


12.10.09 


22. 


12.10.09 


23. 


9.10.09 


24. 


23.10.09 


25. 


9.10.09. 


26. 


श्री सत्यप्रकाश मौर्य 
न्यायिक दंडाधिकारी, छपरा ( 26 वी न्यायिक सेवा) 


9.10.09 


27. 


श्री प्रभात कृष्ण 
न्यायिक दंडाधिकारी , छपरा ( 26 वी न्यायिक सेवा) 
श्री अरूण कुमार 
न्यायिक दंडाधिकारी , छपरा ( 26 वी न्यायिक सेवा) 


2 


27.10.09 


28 . 


12.10.09 


29. 


श्री पीयूष कुमार श्रीवास्तव 
न्यायिक दंडाधिकारी, छपरा ( 26 वी न्यायिक सेवा) 


बिहार गजट , 4 मई 2011 


w 


क्रमांक 


पदाधिकारियों के नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 


संपुष्टि की तिथि 


1 


2 


3 


8.10.09 


30 . 


5.10.09 


5.10.09 


32. 


10.10.09 


33. 


12.10.09 


34. 


26.10.09 


35 . 


12.10.09 


36. 


श्री सैयद कमरूल हसन रिजवी 
न्यायिक दंडाधिकारी , छपरा ( 26 वी न्यायिक सेवा) 

श्री रवि रंजन 
31 . 

न्यायिक दंडाधिकारी , जहानाबाद (26 वी न्यायिक सेवा) 
श्री अविनाश शर्मा 
न्यायिक दंडाधिकारी, हाजीपुर ( 26 वी न्यायिक सेवा) 
श्री सुवीर कुमार 
न्यायिक दंडाधिकारी, हाजीपुर (26 वी न्यायिक सेवा) 
श्री सत्यप्रिय आनन्द 
न्यायिक दंडाधिकारी , सहरसा (26 वी न्यायिक सेवा ) 
श्री पाठक आलोक कौशिक 
न्यायिक दंडाधिकारी, बिहारशरीफ ( 26 वी न्यायिक सेवा ) 
श्री मनोज कुमार 4 
न्यायिक दंडाधिकारी, बिहारशरीफ ( 26 वी न्यायिक सेवा) 

श्री मनोज कुमार 5 
37. 

न्यायिक दंडाधिकारी, हिलसा ( 26 वी न्यायिक सेवा) 
श्री प्रशान्त कुमार झा 
न्यायिक दंडाधिकारी , बेनीपुर ( 26 वी न्यायिक सेवा) 

श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव 
39. 

न्यायिक दंडाधिकारी, पूर्णिया ( 26 वी न्यायिक सेवा) 
श्री अतुल वीर सिंह 
न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार ( 26 वी न्यायिक सेवा) 

श्री राजेश कुमार वर्मा 
41. 

न्यायिक दंडाधिकारी , कटिहार ( 26 वी न्यायिक सेवा) 
श्री निशान्त कुमार प्रियदर्शी 

न्यायिक दंडाधिकारी, बेगुसराय ( 26 वी न्यायिक सेवा) 
इनकी आपसी वरीयता का निर्धारण बाद में किया जाएगा । 


12.10.09 


9.10.09 


38 . 


10.10.09 


11.10.09 


40 . 


11.10.09 


8.10.09 


42. 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 


The 9th February 201 


No. 63 A — The service of following Probationary Munsifs (Civil Judge, Jr. Div.) appointed on 
the basis of the result of 240/25th/26 " Judicial Service Competitive Examination are hereby confirmed 
w.e.f. the date indicated against their respective names in column 3 . 


14 


TROI , 4 HỆ 2011 


Sl. No. 


Name, designation and place of posting of the Officer 


Date of Confirmation 


1 


2 


3 


1 . 


25.1.10 


2 . 


25.1.10 


3 . 


25.1.10 


4 . 


25.1.10 


5 . 


25.1.10 


6 . 


14.6.2008 


7 . 


25.1.2010 


8 . 


25.1.10 


9 . 


8.10.09 


10 . 


9.10.09 


11. 


11.10.09 


12 . 


9.10.09 


Sri Ram Chandra Prasad 
Judicial Magistrate , Bikramaganj (24th Judicial Service) 
Sri Lalta Prasad 
Judicial Magistrate , Danapur (24th Judicial Service) 
Sri Ashok Kumar I 
Munsif,Manjhaul (24th Judicial Service ) 
Sri Rajesh Prasad Gupta 
Munsif , Barh (24th Judicial Service ) 
Sri Baijnath Ram , 
Munsif-cum - J.M ., Masaurhi (24th Judicial Service ) 
Sri Shashi Kant Choudhary 
Munsif , Buxar (24th Judicial Service ) 
Sri Chandramani Kumar 
Munsif Araria (25th Judicial Service ) 
Sri Subhash Uraon 
Munsif, Hajipur (25th Judicial Service ) 
Ms. Rashmi 
JudicialMagistrate ,Gaya (26th Judicial Service) 
Sri Prabal Dutta 
Judicial Magistrate , Gaya (26th Judicial Service ) 
Ms. Neeharika 
Judicial Magistrate , Gaya ( 26th Judicial Service) 
Ms. Rumpa Kumari 
Judicial Magistrate, Gaya (26th Judicial Service ) 
Sri Nitish Kumar 
Judicial Magistrate, Chapra (26Ch Judicial Service ) 
Sri Bhupendra Singh 
Munsif , Ara ( 26th Judicial Service ) 
Sri Rahul Kumar 
J.M.1 , Bhabhua (26th Judicial Service ) 
Sri Sunil Kumar Choubey 
J.M.1, Bhabhua ( 26th Judicial Service ) 
Sri Ravindra Kumar Ray 
J.M.1, Patna City (26th Judicial Service ) 
Sri Neeraj Kishore , 
J.M.1, Patna ( 26th Judicial Service ) 
Sri Kamla Prasad , 
Munsif,Madhubani (26th Judicial Service ) 
Sri Rajeev Kumar Mishra 
Munsif,Madhubani (26th Judicial Service ) 
Ms. Anandita Singh , 
J.M.1, Muzaffarpur (26th Judicial Service) 
Ms. Reshma Verma, 
J.M.1 ,Muzaffarpur ( E ) (26th Judicial Service) 


13 . 


5.10.09 


14 . 


9.10.09 


15 . 


12.10.09 


16 . 


11.10.09 


17 . 


5.10.09 


18 . 


5.10.09 


19 . 


12.10.09 


20 . 


8.10.09 


21 . 


10.10.09 


22 . 


12.10.09 


for dGIC , 4 $ 2011 


15 


Sl. No. 


Name, designation and place of posting of the Officer 


Date of Confirmation 


1 


2 


3 


23 . 


12.10.09 


24 . 


9.10.09 


25 . 


23.10.09 


26 . 


9.10.09 


27 . 


9.10.09 


28 . 


27.10.09 


29 . 


12.10.09 


30 . 


8.10.09 


31. 


5.10.09 


32 . 


5.10.09 


Sri Ashutosh Khetan ,, 
J.M.1, Aurangabad (26th Judicial Service ) 
Sri Prabhat Kumar,, 
J.M.1, Aurangabad ( 26th Judicial Service ) 
Sri Sanjeev Kumar Singh , 
J.M.1 , Sherghati (26th Judicial Service ) 
Sri Satya Prakash Maurya , 
J.M.1 , Chapra (26th Judicial Service ) 
Sri Prabhat Krishna, 
J.M.1 , Chapra (26th Judicial Service) 
Sri Arun Kumar II , 
J.M.1, Chapra ( 26th Judicial Service ) 
Sri Piyush Kumar Srivastava , 
J.M.1, Chapra ( 26th Judicial Service ) 
Sri Syed Kamrul Hasan Rizwi, 
J.M.1 , Chapra ( 26 " Judicial Service) 
Sri Ravi Ranjan , 
J.M.1 , Jehanabad (26th Judicial Service ) 
Sri Avinash Sharma, 
J.M.1 , Hajipur (26th Judicial Service ) 
Sri Subeer Kumar 
J.M.1, Hajipur (26th Judicial Service) 
Sri Satya Priya Anand , 
J.M.1 , Saharsa (26th Judicial Service ) 
Sri Pathak Alok Kaushik , 
J.M.1 , Biharsharif (26th Judicial Service ) 
Sri Manoj Kumar IV , 
J.M.1, Biharsharif (26th Judicial Service) 
Sri Manoj Kumar V 
J.M.1 , Hilsa ( 26th Judicial Service ) 
Sri Prashant Kumar Jha , 
J.M.1, Benipur (26th Judicial Service ) 
Sri Anand Kumar Srivastava , 
J.M.1, Purnea ( 26th Judicial Service ) 
Sri Atul Veer Singh , 
J.M.1, Katihar ( 26th Judicial Service ) 
Sri Rajesh Kumar Verma 
J.M.1 , Katihar ( 26th Judicial Service ) 
Sri Nishant Kumar Priyadarshi 


33. 


10.10.09 


34 . 


12.10.09 


35 . 


26.10.09 


36 . 


12.10.09 


37 . 


12.10.09 


38 . 


9.10.09 


39 . 


10.10.09 


40 . 


11.10.09 


41. 


11.10.09 


42 


8.10.09 


Their inter -se -seniority will be decided later on . 


By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


16 


बिहार गजट , 4 मई 2011 


19 फरवरी 2011 
सं ० 91 नि 0 — श्री विरेन्द्र कुमार , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 
श्री बी 0 बी 0 पाठक के स्थान पर, माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय, पटना का महानिबंधक 
नियुक्त किया जाता है । 

मुख्य न्यायाधिपति के आदेश से , 

वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 

The 19th February 2011 
No. 91 A — Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Birendra Kumar, 
District and Sessions Judge , Aurangabad as Registrar General, Patna High Court , Patna with 
effect from the date he assumes charge of his Office vice Sri B.B. Pathak . 

By order of the Hon ble the Chief Justice , 

B.B. PATHAK, Registrar General. 


19 फरवरी 2011 
सं ० 92 नि 0 श्री बिधु भूषण पाठक , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति महानिबंधक , पटना उच्च न्यायालय, पटना 
को श्री बिरेन्द्र कुमार के स्थान पर औरंगाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 

वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 

The 19th February 2011 
No. 92 A- Sri Bidhu Bhushan Pathak, District and Sessions Judge, presently posted as Registrar 
General, Patna High Court , Patna is transferred and posted as District and Sessions Judge of Aurangabad 
vice Sri Birendra Kumar . 

By order of the High Court , 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


वित्त विभाग 


गौरी , 


अधिसूचना 

29 अप्रील 2011 
सं ० 1 / स्था ०( या ०) -पदा०-02 / 07-3762_श्री तिलक राज संयुक्त सचिव - सह - बजट पदाधिकारी 
(पे -बैंड रु ० 37,400-67,000 + ग्रेड - पे रु ० 8,900) वित्त विभाग को वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या 814, दिनांक 
3 मार्च 2011 द्वारा वाणिज्य कर अपर आयुक्त (पे - बैंड रु ० 37,400-67,000 + ग्रेड - पे रु ० 8,900 ) में अधिसूचना निर्गमन की 
तिथि से प्रोन्नति दी गयी है । 

अतएव श्री गौरी को उनके योगदान की तिथि 3 मार्च 2011 ( अपराह) से अगले आदेश तक के लिये वित्त विभाग में 
अपर सचिव - सह - बजट पदाधिकारी ( पे - बैंड रु ० 37,400-67,000 + ग्रेड- पे रु ० 8,900) के उत्क्रमित पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
परशुराम मिश्र, संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 07-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 4 मई 2011 


17 


भाग-2 
बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 
16 दिसम्बर 2010 


सं 0 15 / बि 0 स 0 से0 21-14 / 2010–4670 – सा ० प्र ० — वित्त विभाग का संकल्प ज्ञापांक 7566, दिनांक 14 जुलाई 
2010 के द्वारा परिचारित बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त " रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 " के नियम -4 के 
आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के 
लाभ की मंजूरी के मामलों पर विचारण के लिए निम्नांकित प्रकार से विभागीय स्क्रीनिंग समिति गठित की जाती है: 


( 1) 


सामान्य प्रशासन विभाग के 


अध्यक्ष 


विशेष सचिव 


( 2) 


- 


सदस्य 


वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव 
से निम्न स्तर के न हों 


- 


- 


( 3 ) मानव संसाधन विकास विभाग का एक प्रतिनिधि जो 

सदस्य 
संयुक्त सचिव से निम्न स्तर के न हों 
जल संसाधन विभाग का एक प्रतिनिधि जो 

सदस्य 
संयुक्त सचिव से निम्न स्तर के न हों 
( 5 ) कृषि विभाग का एक प्रतिनिधि जो 

सदस्य 
संयुक्त सचिव से निम्न स्तर के न हों 
( 6 ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित 

सदस्य 
अनु0 जाति / अनु० जनजाति के पदाधिकारी 
2. स्क्रीनिंग समिति की बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो बार यथासंभव जनवरी और जुलाई के प्रथम सप्ताह में 
आयोजित की जाएगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अजय कुमार चौधरी , संयुक्त सचिव । 


18 


बिहार गजट , 4 मई 2011 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार 

( पशुपालन ) 


" शुद्धि पत्र " 

21 अप्रील 2011 
सं 0 1 स्था ०(2)210 / 2009 – प० पा०-1830 — अधिसूचना सं० 425 , दिनांक 31 जनवरी 2011 के प्रथम अनुच्छेद के निम्नांश 
पर " उनके नाम के सामने स्तम्भ -5 एवं 6 में अंकित तिथि के प्रभाव से क्रमशः प्रथम वित्तीय उन्नयन एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है " के स्थान पर “ उनके नाम के सामने स्तम्भ -6 एवं 7 में अंकित तिथि के प्रभाव से क्रमशः प्रथम वित्तीय 
उन्नयन एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है " पढ़ा जाय । 
इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
जय नारायण सिंह, विशेष सचिव । 


अधीक्षक , 


, 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 07-571 + 100- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 4 मई 2011 


19 


भाग -9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No.-37_I Abhishek ( D.O.B. - 13-04-1983 ) and S / o Ajay Kumar Sinha, R/ o - A/143 
Housing Colony Kankarbagh, Patna-20 declare vide affid.no.02, dated 11th April 2011 that 
I will be known as Abhishek Sinha hence forth . 

Abhishek. 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 07-571 + 10- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


